निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1936 ( श० ) 
पटना, मगलवार , 
पटना , मंगलवार , 7 अक्तूबर 2014 

अक्तूबर 


( सO पटना 820 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2014 
सं0 22 नि0 सि0 ( दर ) - 16 - 02 / 2008 / 1118 — मुनहरा बराज योजना अन्तर्गत नहर प्रणाली के एकरारनामा 
सं0 - एफ0 - 2 - 1 / 2006 - 07 के तहत कराये गये मुनहरा नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य की जॉच उड़नदस्ता अंचल 
द्वारा की गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । सम्यक समीक्षोपरान्त 
निम्न आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये: 

1. मुनहरा वीयर से निःसृत नहरों के पुनर्स्थापन कार्यो का वर्ष 2005 में तैयार किये गये प्राक्कलन एवं 
तत्पश्चात स्वीकृत प्राक्कलन के लेवेल में काफी अन्तर पाया गया एवं पूर्व में मिट्टी में स्वीकृत लिफ्ट की गणना भी 
गलत होने के कारण उसे स्वीकृत कार्यकारी प्राक्कलन से हटा दिया गया है । जिससे स्पष्ट है कि बिना सर्वेक्षण एवं 
लेवेल लिए ही प्राक्कलन तैयार कर समर्पित किया गया है । 

2. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भी लेवेल की जॉच असम्बद्व प्रमण्डल / गुण नियंत्रण द्वारा नहीं करायी गयी और 
न ही स - समय कार्यकारी प्राक्कलन तैयार कर समर्पित किया गया जिसके कारण संवेदक को अधिकायी भुगतान हुआ 
जिसकी बाद में कटौती की गयी जो नियमानुकूल नहीं था । 


उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अनवर आलम , तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( या० ) मुनहरा 
बराज प्रमण्डल , जयनगर के विरूद्व विभागीय पत्रांक 964 दिनांक 29.6. 10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री आलम से 
स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अक्तूबर 2014 
श्री आलम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । सम्यक समीक्षोपरान्त समरूप 
आरोपों में जिस आधार पर पूर्व में 12 पदाधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है उसी के समरूप स्थिति होने के कारण 
श्री अनवर आलम को भी दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री अनवर आलम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( या०) मुनहरा बराज प्रमण्डल , 
जयनगर को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 820 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic. in 


